सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 728 


21 भाद्र, 1938 ( श० ) 
राँची, सोमवार , 

___ 12 सितम्बर , 2016 (ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

1 सितम्बर , 2016 ई01 
संख्या :- 7 /प्रोन्नति-203 / 2016 का . 7598 -- झारखंड सचिवालय सेवा के श्री फ्रांसिस जेवियर 
कुजूर , संयुक्त सचिव, पदस्थापन की प्रतीक्षा में , को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, उद्योग, खान एवं 
भूतत्व विभाग ( खान एवं भूतत्व प्रभाग), झारखंड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या :- 7 / प्रोन्नति- 203 / 2016 का . 7599 -- झारखंड सचिवालय सेवा के श्री मदन मोहन पति 
त्रिपाठी , संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखंड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त 
सचिव , कल्याण विभाग, झारखंड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से, 
सतीश कुमार जायसवाल , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 728 -50 | 


